ou : 


रजिस्ट्री सं॰ डी एल -33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3– Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 764 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 2, 2004 / भाद्र 11, 1926 
NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER2, 2004 / BHADRA 11 , 1926 


No. 764 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना : 
नई दिल्ली, 2 सितम्बर , 2004 

आय- कर 
का . आ . 980( अ ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, आय - कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर ( दसवां संशोधन ) नियम, 2004 है । 

(2 ) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
__ 2. आय- कर नियम, 1962 के नियम 28कख के उपनियम ( 2) में " उपनियम (2 ) " शब्द , कोष्ठक और अंक के स्थान पर " उपनियम 
( 1 ) " शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । 

[ अधिसूचना सं. 237 /2004/ फा. सं. 149/128/ 2004 - टीपीएल ] 

दीपिका मित्तल , अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ . 969( अ ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसे अंतिम बार 
अधिसूचना सं . का . आ . 812( अ ), तारीख 14 - 7 - 2004 द्वारा संशोधित किया गया था । 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
नियम 28कख ऐसे व्यक्तियों की दशा में, स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है, जिसकी आय को कतिपय शर्तों 
के अधीन रहते हुए, कर से छूट दी गई है और जिनसे आयकर अधिनियम की उपधारा ( 4क ) और उपधारा ( 4ग ) के उपबंधों के अधीन आय - कर 
विवरणियां फाइल करना अपेक्षित है । उक्त नियम का उपनियम ( 1 ) ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध करता है जो उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट शर्तों 
के अधीन रहते हुए, धारा 197 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन ऐसे आवेदन फाइल कर सकते हैं । 

उक्त नियम के उपनियम ( 2 ) को उपधारा (2 ) की बजाय उपधारा ( 1 ) का निर्देश करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया 
है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपनियम के प्रस्तावित संशोधन पर भूतलक्षी प्रभावकिसी निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे । 


2684 GI/2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — SEC, 3 ( 1)] 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 2nd September, 2004 

INCOME- TAX 
S. 0 . 980 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central 
Board of Direct Tates hereby makes the following rules further to amend the Income tax Rules , 1962, namely : 

1. (1) These rules may be called the Income- tax ( Tenth Amendment) Rules , 2004 . 

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2004 , 

2 . In the Income tax Rules, 1962 , in rule 28AB , in sub - rule (2 ), for the words, brackets and figure “ sub - rule (2)", the 
words, brackets and figure “ sub - rule (1)” shall be substituted . 

Notification No. 237/ 2004/F.No. 149 / 128/2004- TPL ) 

DEEPIKA MITTAL , Under Secy. 
Note. — The principal rules were published vide No, Notification S.O . 969E ),dated the 26th March , 1962 and last 
amended vide Notification No. S.O . 812 (E ) dated 14th July, 2004 . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


Rule 28AB relates to certificate for no deduction of tax at source in case of entities whose income is exempt from 
tax - subject to certain conditions and who are required to file income tax returns under the provisions of sub - sections (4A ) 
and (4C ) of the Income- tax Act. Sub - rule ( 1) of the said rule provides for persons who can file such applications under the 
provisions of sub- section (1) of Section 197 subject to the conditions specified in sub - rule (2). 

Sub - rule (2) of the said rule has been amended retrospectively to give reference to sub - rule (1) instead of sub - rule 
(2). It is certified that the retrospective effect to the proposed amendment to the said sub - rule shall not prejudicially affect 
the interest of any assessee . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 .. 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


